निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 975) पटना , वृहस्पतिवार , 27 अगस्त 2015 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2015 
सं0 15 / औ0 - 13 - 01 / 15 - 525 ( 15 ) / स्वा0 - श्री रमेश कुमार, अनुज्ञापन प्राधिकारी, पटना 
ग्रामीण - सह - कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रक , बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी राज्य औषधि 
नियंत्रक - सह - मुख्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, पटना के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से अगले ओदश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 
2. आदेश में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 975-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


